निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 कार्तिक 1937 ( श० ) 
( सं0 पटना 1265 ) पटना , शुक्रवार , 6 नवम्बर 2015 


निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 


अधिसूचना 

4 सितम्बर 2015 
सं0 V / एम1 - 418 / 2015 - 4073 — श्री विजय कुमार चौधरी, निरीक्षक उत्पाद , सारण ने अपने जटिल 
पारिवारिक समस्याओं के कारण दिनांक 30.05. 2015 को दिनांक 31.08. 2015 के प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु 
आवेदन समर्पित किया था । 

2. श्री चौधरी की कुल अर्हक सेवा 20 वर्षों से अधिक है तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सूचना तीन माह पूर्व 
प्राप्त है । इनके विरूद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई , आपराधिक अभियोजन अथवा निगरानी वाद लंबित नही है । 

3. 31.08. 2015 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति के प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन 
प्राप्त है । 

अतः श्री विजय कुमार चौधरी, निरीक्षक उत्पाद, सारण को दिनांक 31.08.2015 के प्रभाव से स्वैच्छिक 
सेवानिवृत्ति की स्वीकृति दी जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अभय राज , 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1265 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


